रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33004/ 98 


REGD . NO D . L.-33004/98 


U 


- 


त्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 1 
PART I -- Section 1 


Rule 
94 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


सं०4 ] 

नई दिल्ली , सोमवार, जनवरी 4, 1999 / पौष 14 , 1920 
No. 4 ] 

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 4, 1999 / ४ : USA 14 , 1920 

इस्पात और खान मंत्रालप 

( खान विभाग ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1999 
सं. 12 (3 ) 95 - खान -6. - इस मंत्रालय के दिनांक 1 नवम्बर , 1991 के संकल्प संख्या 12/1/91 - खान -6 
का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से खनिज सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन करने का 
निर्णय किया है । खनिज सलाहकार परिषद् का गठन और उसके कार्य इस प्रकार होंगे : 

मठन 


अध्यक्ष 


इस्पात और खान मंत्री 

उपाध्यक्ष 
इस्पात और खान राज्य मंत्री 

सदस्य 
सांसद( लोक सभा) श्री सुशील चन्द्र वर्मा 
सांसद( राज्य सभा ) श्री मोरीस कुजुर 
सचिव , इस्पात और खान मंत्रालय , खान विभाग , नई दिल्ली । । 
अपर सचिव , इस्पात और खान मंत्रालय , खान विभाग , नई दिल्ली । 
महानिदेशक , भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कलकत्ता । 
महानियंत्रक , भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर । 
महानिदेशक , खान सुरक्षा, धनबाद । . 


17 GI/99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I----- SEC. 1 ] 


13 . 


15 . 


24 . 


निम्नलिखित प्रत्येक मंत्रालयों/विभागों का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो । 
10 . वाणिज्य मंत्रालय , नई दिल्ली । 

वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग , नई दिल्ली । 
रेल मंत्रालय , नई दिल्ली । 

इस्पात और खान मंत्रालय , इस्पात विभाग , नई दिल्ली । 
14 . कोयला मंत्रालय , नई दिल्ली । . 

पर्यावरण और वन मंत्रालय , नई दिल्ली । 

उद्योग मंत्रालय , औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, नई दिल्ली । 
17 . महासागर विकास विभाग , नई दिल्ली । 
योजना आयोग , नई दिल्ली । । 

स्थायी सदस्य 
19 . अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , खनिज तथा धातु व्यापार निगम , नई दिल्ली । 
20 . अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , खनिज गवेषण निगम लिमिटेड , नागपुर । 
21 . राज्य खनिज निगम परिषद् । 

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड , भुवनेश्वर । 
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड , नई दिल्ली । 
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ,हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड , उदयपुर । 
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , नेशनल मिनरल डिवैल्पमेंट कारपोरेशन , हैदराबाद । 

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , हिन्दुस्तान कॉपर लि0 , कलकत्ता । 
27 . महासचिव , भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली । 
28 . निदेशक , भारतीय खनन , भूवैज्ञानिक और धातुकर्मीय संस्थान , कलकत्ता । 

निदेशक , केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान , धनबाद । 
30 . अध्यक्ष , ईस्टर्न जोन माइनिंग एसोसिएशन , छाइबासा, बिहार । 

निदेशक , इंडियन स्कूल ऑफ माइंस , धनबाद । 
श्री ए. के . अग्रवाल , अध्यक्ष , हिन्डाल्को , नई दिल्ली । 
श्री अरविंद पांडेय , अध्यक्ष स्टील अथारिटी आफ इंडिया , नई दिल्ली । 
श्री एस . गांगुली , ए . . सी . सी . सीमेंट , बम्बई । 
श्री विनय के . पोद्दार , अध्यक्ष, आल इंडिया ग्रेनाइट एण्ड स्टोनंस एसोसिएशन , बंगलौर । 
प्रधान सचिव / सचिव , खनन एवं भूविज्ञान ,बिहार राज्य सरकार , पटना । 
प्रधान सचिव / सचिव खनन एवं भूविज्ञान , उड़ीसा राज्य सरकार , भुवनेश्वर । 
प्रधान सचिव/ सचिव , खन एवं भूविज्ञान , मध्य प्रदेश राज्य सरकार , भोपाल । 

प्रधान सचिव / सचिव , खनन एवं भूविज्ञान , राजस्थान राज्य सरकार , जयपुर । 
40 . प्रधान सचिव / सचिव , खनन एवं भूविज्ञान , कर्नाटक राज्य सरकार , बंगलौर । 

प्रधान सचिव / सचिव , खनन एवं भूविज्ञान , गोवा राज्य सरकार , पणजी । 
42 . प्रधान सचिव / सचिव , खनन एवं भूविज्ञान , आंध्र प्रदेश राज्य सरकार , हैदराबाद । 

प्रधान सचिव / सचिव , खनन एवं भूविज्ञान , महाराष्ट्र राज्य सरकार , मुम्बई । 
44 . प्रधान सचिव / सचिव , खनन एवं भूविज्ञान , गुजरात राज्य सरकार , गांधीनगर । 


26 . 


29 . 


31 . 


نر 


35 . 


36 . 


37 . 


38 . 


39 . 


41 


[ भाग [ - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


46 . 


47 . 


48 . 


बारी - बारी से एकान्तर वर्षों में राज्य सरकारों के सदस्य 
45 . प्रधान सचिव / सचिव , खनन एवं भूविज्ञान , पश्चिम बंगाल राज्य सरकार , कलकत्ता । 

अथवा 
मेघालय राज्य सरकार , शिलांग 
प्रधान सचिव / सचिव , खनन एवं भूविज्ञान , तमिलनाडु राज्य सरकार , चेन्नई । 

अथवा 
केरल राज्य सरकार , तिरुवनन्तपुरम । 
प्रधान सचिव / सचिव , खनन एवं भूविज्ञान , उत्तर प्रदेश राज्य सरकार , लखनऊ । 

अथवा 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य सरकार , दिल्ली । 
प्रधान सचिव/ सचिव , खनन एवं भूविज्ञान , पंजाब राज्य सरकार , चण्डीगढ़ । : 

अथवा 
हरियाणा राज्य सरकार , चण्डीगढ़ । 
प्रधान सचिव/ सचिव , खनन एवं भूविज्ञान , जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार , श्रीनगर । 

अथवा 
हिमचल प्रदेश राज्य सरकार , शिमला । . . 
प्रधन सचिव / सचिव , खनन एवं भूविज्ञान , असम राज्य सरकार , दिसपुर । 

अथवा 
नागलैंड राज्य सरकार , कोहिमा । 

_ बारी - बारी से एकान्तर वर्षों में अन्य सदस्य । 
अध्यक्ष, इंडियन फैरो -एलॉयज प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन , मुम्बई । 

अथवा 
उध्यक्ष , आल इंडिया ग्रेनाइट एण्ड स्टोन्स एसोसिएशन , बंगलौर । 
ध्यक्ष , फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान , जयपुर । 

अथवा 
अध्यक्ष , गुजरात मिनरल इंडस्ट्री एसोसिएशन , अहमदाबाद । 
अध्यक्ष, गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्टस एसोसिएशन , गोवा । 

अथवा 
अध्यक्ष , खान मालिक संगठन , बैलारी - हॉस्पेट सैक्टर । 
अध्यक्ष , सीमेंट मैन्युफ्रैक्चर्स एसोसिएशन , मुम्बई । 

अथवा 
अध्यक्ष , इंडियन री -फैक्टरी मेकर्स एसोसिएशन , कलकत्ता । 
अध्यक्ष , कोडरमा माइका माइनिंग एसोसिएशन । अथवा 
अध्यक्ष , साउथ इंडिया माइका माइन ओनर्स एसोसिएशन । 

सदस्य सचिव 
श्री एस . पी . गुप्ता, संयुक्त सचिव , इस्पात और खान मंत्रालय , खान विभाग । 

( खनिज नीति तथा कानून संबंधी कार्य देख रहे हैं ) 


1 


55 . 


56 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1] 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- -- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - 


NO.CO 


कार्य 
भूमि और समुद्र तट से दूर क्षेत्रों में खनिजों की खोज के लिए सलाह देना ।.. . .. 
खनिजों के उत्पादन , आंतरिक वितरण और खपत के बारे में सलाह देना । 
खनिजों के आयात और निर्यात के बारे में सलाह देना । 
खनिज क्षेत्रों में , मानव संसाधन विकास और अनुसंधान और विकास से सम्बद्ध मामलों पर सलाह देना । 
खनन कार्यों से पर्यावरण संरक्षण/ पुनरूद्वार तथा पर्यावरण और परिवेश पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव पर उचित 
कदम उठाने की सलाह देना । 
खनिज नीति और कानून के बारे में सलाह देना । 
परिषद् के विचार -विमर्श के दौरान उत्पन्न महत्वपूर्ण मुद्दे अथवा किसी भी विषय को भारत सरकार के 
विचार हेतु ध्यान में लाना । 

अवधि 
परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष होगा । 

आदेश 
यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा 
विभागों, प्रधान मंत्री कार्यालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , संसदीय कार्य मंत्रालय , योजना आयोग , भारत के महानियंत्रक और लेखा 
परीक्षक , महालेखाकार , केन्द्रीय राजस्व , महानियंत्रक , भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर ,महानिदेशक , भारतीय भूवैज्ञानिक 
सर्वेक्षण, कलकत्ता,तथा परिषद् के अन्य सभी सदस्यों को भेजा जाए । 


-- . 


- : -- - - - - - - 


- - - - 


. . . . - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - -- 


.. 


. . 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


.. . - 


. . - .. 


एस. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF STEEL AND MINES 

(Department of Mines) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 1st January, 1999 

No. 12 ( 3) 95- M - VI. - In supersession of this Ministry s 
Resolution No . 12 / 1 / 91 - MVI dated Ist Nov . , 1991 , the Government of 
India have decided to reconstitute the Mineral Advisory Council 
with immediate effect . The composition and functtons of the 
Mineral Advisory Council as reconstituted wt11 be as follows : 


.- 


- -- 


- - 


COMPOSITION 
- - - - - -- -- - - - - - 

Chairman 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


Minister of Steel and Mines 


vice Chairman . 


Minister of State 


: Steel & Mines 


Members 


Member of Parliament (Lok Sabha ) Shri Sushi i Unandra Verma , 


Member of Parliament ( Rajya Sabha ) Shri Maur ice Kujur . 


Secretary , Ministry of Steel and Minos , 
Department of Mines , New Delhi . 


[ 401 1 - 51] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Addl . Secretary , Ministry of Steel and Mines , 
Department of Mines , New Delhi , 


Director General , Geological Survey 
of Indta , Calcutta . 


Controller General , Indian Bureau of 
Mines , Nagpur . 


Director General of Mines Safety , 

Dhanbad . 
One representative of each of the following Mintetrtes / Departmente 
not below the rank of Joint Secretary , 


10 . 


Ministry of Commerce , New Delht . 


11 . 


Ministry of Finance , Deptt . of Economic 
Affairs , New Delhi . 


Ministry of Railways , New Delhi . 


Ministry of Steel and Mines , 
Department of Steel , New Delhi . 


14 . 


Ministry of Coal, New Delhi. 


15 . 


Ministry of Environment & Forest , 
New Delhi . 


16 . 


Ministry of Industry , Deptt . 
& Promotion , New Delhi . 


of Industrial Policy 


17 . 


Deptt . of Ocean Development ,New Delhi. 
Planning Commi88 ton , New Delht. 


18 . 


Permanent Members . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


19 . 


CMD ,Mineral and Metals Trading Corporation , 
New Delhi . 


20 . 


CMD ,Mineral Exploration Corporation Ltd . , 
Nagpur . 


21 . 


22 . 


Council of State Mineral Corporation . 
CMD ,National Aluminum Company Ltd . , Bhubaneshwar . 
CMD , Bharat Aluminum Company Ltd . , New Delht . 
CMD ,Hindustan Zinc Ltd . , Udaipur . " 


23 . 


24 . 


17 GI/99 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I- Sæc . 1 ] 


25 . 


CMD ,National Mineral Development Corporation , Hyderabad . 


26 . 


CMD ,Hindustan Copper Ltd . , Calcutta . 
Secretary General, Federation of Indian Mineral Industries , 
New Delhi . 


27 . 


28 . 


29 . 


Director , Mining , Geological and Metallurgical 
Institute of India , Calcutta . 
Director , Central Mining Research Institute , Dhanbad , 
President , Eastern Zone Mining Association , Chaibasa , 
Bihar . 


30 . 


31 . 


Dirctor , Indian School of Mines , Dhanbad . 
Shri A . K . Aggarwal, President , Hindalco , New Delhi. 


32 . 


33 


Shri Arvind Pandey , Chairman SAIL , New Delhi . 


34 . 


Shri S . Gangult , ACC Cement , Bombay . 


35 . 


Shri Vinay K . Poddar , President , 
All India Granite and Stones Association , Bangalore . 
Principal Secy /Secy , Mining & Geology , State Govt . 
of Bihar , Patna . 


36 . 


37 . 


Principal Sacy / Sacy ,Mining & Geology , State 
Govt . of Ort & ea , Bhubaneshwar . 


2X 


Principal Secy / Secy , Mining & Geology , State 
Govt . of Madhya Pradesh , Bhopal. 


39 , 


Principal Secy / Secy , Mining & Geology , State 
Govt . of Rajasthan , Jaipur . 


Principal Socy / Secy , Mining & Geology , State 
Govt . of Karnataka , Bangalore , 


Principal Secy / Secy , Mining & Gelogy , State Govt . 
of Goa , Panaji . 


1 


. 


Principal Secy / Secy ,Mining & Geology , State Govt . of 
Andhra Pradesh ,Hyderabad . 


43 . 


Principal Secy / Secy , Mining & Geology , State Govt . of 
Maharashtra , Mumbai . 


A4 . 


Principal Secy / Segy , Mining & Geology , State Govt . of 
Gujarat , Gandhinaver . 


[ 477 I - TE 1 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Member State Governments by rotation in alternate years . 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


45 . 


Principal Secy / Secy , Mining & Geology , State Govt . 
of West Bengal , Calcutta . 

or 
State Govt . of Meghalaya , Shillong . 
Principal Secy / Secy ,Mining & Geology , State 
Government of Tamil Nadu , Chennai . 

or 
State Govt . of Kerala , Thiruvananthapuram . 


46 . 


47 . 


Principal Secy / Secy , Mining & Geology , State 
Government of Uttar Pradesh , Lucknow . 


State Govt . of National Capital Territory 
of Delhi , Delhi. 


48 . 


Principal Secy / Socy , Mining & Geology , State 
Government of Punjab , Chandigarh . 

or 
State Govt . of Haryana , Chandigarah . 


49 . 


Principal Secy / Secy , Mining & Geology , State 
Government of Jammu & Kashmir , Srinagar . 


State Govt . of Himachal Pradesh , Shimla . 


50 . 


Principal Secy / Sacy , m ? ning & Geology , State 
Government of Assam , Dispur . 
State Govt . of Nagaland , Kohima . 


Other Members by Rotation in alternato years . 


51 . 


President , Indian Ferro - A71oys Producers Association , 
Mumbai . 

or 
President ,A11 India Granite and Stones A8sociation , 
Bangalore . 


52 . 


President , Federation of Mining Association 
of Rajasthan , Jaipur . 

or 
President , Gujarat Mineral Industry Association , 
Ahmedabad . 


53 . 


President , Goa Mineral Ore Exporters 
Association , Goa , 

or 
President , the Organisation of Mine Owners , 
Bellary -Hospet Sector . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - Sec . 1 ] 


- 


- 


- - 


54 . 


President , Cement Manufacturer s Association , 
Mumbai. 

or 
President , Indian Refractory Makers Association , 
Calcutta . 


55 . 


President , Kodarma Mica Mining Association . 

or 
President , South India Mica Mina Owners Association . 


Member Secretary 


50 . 


Shrt S . P . Gupta , Joint Secretary , Ministry of Steal and 
Mines , Department of Minos , 
( looking after Mineral Policy & Legislation ) 


FUNCTIONS 


To advise on exploration of minerals in land and in 
offshore areas . 


( i 


) 


To advise on the production , internal distribution and 
consumption of minerals . 


( fit ) 


To advise on the export and import of minerals . 


( iv ) 


To advise on the 188u8 relating to human resources 
development and research and development in the mineral 
sector , 


( v ) 


To advise on the measures necessary for protection / 
restoration of environment and ecology against adverse 
effects caused by mining operations . 


( vt ) 


To advise on mineral policy and legislation , 


( vi ) 


To bring to the notice of Government of India for their 
consideration any point of importance which may arise 
in the course of the Council s deliberatione . 


1 ENURE 


The tenure of the Council shall be four years from the date 
of notification . 


[ 21111 - yus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- - 


ORDER 


Ordered that this Resolution de communicated to all the 


State Governments , the several Ministries and Departments of the 


Government of India , Prime Minister s Office , Cabinet Secretariat , 
Ministry of Parliamentary Affairs , Planning Commission , Comptroller 
and Auditor General of India , Accountant General - Central Revenues , 
Controller -General , Indian Bureau of Mines ,Nagpur , Director General 


Geological Survey of India , Calcutta and all other members of the 


Council 


S .P . GUPTA , Jt. Secy . 


7 /87/99 - 3 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110094 - 1999 . 


